रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 192 ] 
No. 192 ] 


yeyjar 

P 


2125 GI / 2023 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . अ . - 29032023-244762 


CG - DL - E - 29032023-244762 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 29 , 2023 / चैत्र 8 , 1945 

NEW DELHI , WEDNESDAY , MARCH 29 , 2023 / CHAITRA 8 , 1945 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 मार्च , 2023 


( संख्या 17 / 2023- सीमा शुल्क ) 

सा.का.नि. 235 ( अ ) . – सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप धारा ( 1 ) और सीमा 
शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 की उप धारा ( 12 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतद्वारा , भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून , 2017 , जिसे सा.का.नि. 785 
( अ ) , दिनांक 30 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उप खंड ( i ) में प्रकाशित किया गया 
था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा : 

उक्त अधिसूचना में , 


( 1 ) 


2 


I. तालिका में , - 

- 

( 1 ) 


( 1 ) 

" 460 . 


460 . 


460 ख . 


क्रम संख्या 167 क के समक्ष , कॉलम ( 3 ) में , प्रविष्टि के लिए , प्रविष्टि " दुर्लभ बीमारियों के उपचार में 
उपयोग की जाने वाली औषध / औषधि या विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के लिए खाद्य ( एफएसएमपी ) " को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( 2 ) 

क्रम संख्या 403 के समक्ष , कॉलम ( 3 ) में , अंक " 2023 " स्थान पर अंक " 2024 " को प्रतिस्थापित किया 

जाएगा ; 


( 2 ) 

8446 , 

8448 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 3 ) 

क्रम संख्या 460 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए , निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियां 1 अप्रैल 
2023 से प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : - 


8446 


8447 


( 3 ) 

टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए ( पुराने और उपयोग 
किए गए से भिन्न ) निम्नलिखित माल , अर्थात् : 

( i ) शटल रहित रेपियर लूम्स ( 650 आरपीएम से ऊपर ) ; 
( ii ) शटल रहित वॉटरजेट लूम्स ( 800 आरपीएम से ऊपर ) ; 
( iii ) शटल रहित एयरजेट लूम्स ( 1000 आरपीएम से 
ऊपर ) ; 

( iv ) शटल रहित लूम्स के विनिर्माण में उपयोग किए जाने 
वाले पुर्जे और घटकः 


बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कुछ भी 31 मार्च , 
2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा । 


टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए ( पुराने और उपयोग 
किए गए से भिन्न ) निम्नलिखित वीविंग मशीनें , अर्थात् : 

( i ) कार्बन फैब्रिक वीविंग रैपिअर लूम्स ; 

( ii ) तकनीकी टेक्सटाइल विनिर्माण के लिए द्विअक्षीय और 
बहुअक्षीय वीविंग मशीनें ; 

( iii ) तकनीकी टेक्सटाइल निर्माण के लिए 3 डी और ब्लॉक 
वीविंग मशीनें : 


बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कुछ भी 31 मार्च , 
2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा । 


टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए ( पुराने और उपयोग 
किए गए से भिन्न ) निम्नलिखित निटिंग मशीनें , अर्थात् : 


- 


( i ) फ्लैट निटिंग मशीन ( 11 चक्कर प्रति मिनट या 0.3 Mts 
प्रति सेकंड की न्यूनतम गति ) ; 

( ii ) वार्प निटिंग मशीनें ( न्यूनतम वर्किंग विड्थ 60 " और 
न्यूनतम गति 500 आरपीएम ) ; 

( iii ) राशेल निटिंग मशीनें ( न्यूनतम वर्किंग विड्थ 60 " और 
न्यूनतम गति 500 आरपीएम ) ; 

( iv ) स्पेसर फैब्रिक्स के लिए निटिंग मशीनें : 


बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कुछ भी 31 मार्च , 

2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा । 


( 4 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 


कुछ नहीं 
कुछ नहीं 
कुछ नहीं 

कुछ नहीं 


5 % 


5 % 


( 5 ) ( 6 ) 


9 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


460 ग . 


460 घ . 


460 ङ .. 


84 


( 4 ) 


84 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


84 , या 

कोई 

अध्याय 


टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए ( पुराने और उपयोग 
किए गए से भिन्न ) निम्नलिखित माल , अर्था - त् : 


( i ) औद्योगिक सिलाई मशीन ( टैरिफ शीर्षक 8452 ) ; 
( ii ) लेजर गारमेंट पैनल कटर ( टैरिफ मद 84561100 ) ; 
( iii ) होल गारमेंट विनिर्माण मशीनें ( निटिंग ) ( अध्याय 84 ) ; 
( iv ) इंकजेट प्रिंटिंग मशीनें ( टैरिफ मद 8443 39 10 ) : 


बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कुछ भी 31 मार्च , 
2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा । 


अवयनित ( नॉन - बोवन्स ) टेक्सटाइल के विनिर्माण के लिए 
( पुराने और उपयोग किए गए से भिन्न ) मशीनरी : 


( i ) निम्नलिखित अवयनित मदों के उत्पादन के लिए 
रोलकृत माल निर्मितियां और पैकिंग तक संपूर्ण 
उत्पादन लाइन , अर्थात् : 


( क ) सूई पंच अवयनित 

( ख ) रासायनिक रूप से बंधे अवयनित 

( ग ) थर्मल रूप से बंधे अवयनित 

( घ ) सिलाई आबंध अवयनित 

( ङ ) स्पन के लेस वाले ( हाइड्रो इन्टेंगल्ड ) अवयनित 

( च ) मेल्ट ब्लोन अवयनित 

( छ ) स्पन आबंधित मेल्ट ब्लोन ( एसएमएस ) अवयनित 

( ii ) सभी अवयनितों की फिनिशिंग के लिए मशीनरी , 


( iii ) अवयनितों को तैयार माल में संपरिवर्तित करने के लिए 
मशीनरी : 


बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कुछ भी 31 मार्च , 
2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा । 


5 % 

5 % 

5 % 

5 % 


टेक्सटाइल मशीनरी के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले 
( पुराने और उपयोग किए गए से भिन्न ) पुर्जे और घटक ( जो 
टैरिफ शीर्ष 8444 , 8445 , 8446 , 8447 , 8448 , 8449 , 
8451 , 8452 के अंतर्गत आते हैं ) : 

बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कुछ भी 31 मार्च , 

2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा । 

क्रम संख्या 563 क के समक्ष , कॉलम ( 3 ) में , प्रविष्टि ( ii ) में , मद ( छ ) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , 
निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियों को 1 अप्रैल 2023 से अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - 

" ( ज ) फ्लैट पैनल डिटेक्टर , सिंटिलेटर्ज़ सहित ( 90229090 ) ; 

( झ ) एक्स - रे ट्यूब ( 90223000 ) " ; 

( 5 ) क्रम संख्या 564 के समक्ष , कॉलम ( 3 ) में , मद ( छ ) के पश्चात निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियों को 
1 अप्रैल 2023 से अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - 


5 % 


3 


5 % 


9 " , 


4 


= 


II . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


" 115 


" ( ज ) मेडिकल ग्रेड मॉनिटर ( 85285900 ) ; 

( झ ) फ्लैट पैनल डिटेक्टर , सिंटिलेटर्ज़ सहित ( 90229090 ) ; 


( ञ ) एक्स - रे ट्यूब ( 90223000 ) " ; 

( 6 ) क्रम संख्या 607 क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित 

किया जाएगा , यथा : 

( 1 ) 

" 607 ख . 


( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

9804 दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की कुछ नहीं 

जाने वाली औषध / औषधि या विशेष 
चिकित्सीय उद्देश्य के लि लिए खाद्य 
( एफएसएमपी ) सूची 38 में विनिर्दिष्ट 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 


( 5 ) ( 6 ) 


अनुबंध में , 

( 1 ) 

शर्त संख्या 112 में " औषधियां या दवाइया " शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर “ औषध / औषधि या 
विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के लिए खाद्य ( एफएसएमपी ) " शब्द रखे जायेंगे ; 


- 

( 2 ) शर्त संख्या 114 के पश्चात् , निम्नलिखित शर्त संख्या को अन्तः स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


............. 


यदि , - 

( क ) ऐसी वस्तुएं जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आयात की गई 

( ख ) ऐसे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में , महानिदेशक या उपमहानिदेशक या सहायक महानिदेशक , स्वास्थ्य 
सेवाएं , नई दिल्ली , राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा 
अधिकारी / सिविल सर्जन द्वारा यथा प्रयोज्य और निम्न में विनिर्दिष्ट अनुसार इस प्रपत्र में यह प्रमाणित किया 
गया है 


...... 


115 " ; 


( 1 ) तालिका के क्रम सं . 607 ख के अंतर्गत सम्मिलित दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग किए 
जाने वाली औषध / औषधि / एफएसएमपी के लिए प्रपत्र । 

( वर्ष ) ............... की की प्रमाणन संख्या .. का ) 
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस 
. ( औषध / औषधि / एफएसएमपी का नाम ) का उपयोग 
नाम ) के उपचार के लिए उपयोग किया जाना है , यह सूची 38 में विनिर्दिष्ट दुर्लभ बीमारी के उपचार के 
लिए उपयोग की जाने वाली एक प्राण रक्षक औषध / औषधि / विशेष चिकित्सीय उपयोग के लिए खाद्य 
( एफएसएमपी ) है और इसे सीमाशुल्क से छूट दिए जाने की सिफारिश की जाती है । 

एफएसएमपी 
...... ( मरीज का 


औषधि / 


महानिदेशक / उप महानिदेशक / 
सहायक महानिदेशक , 
स्वास्थ्य सेवाएं , नई दिल्ली या 
स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक या 
जिला चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन 
के तारीख सहित हस्ताक्षर । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

और 

( ग ) आयातक , निकासी के समय सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त , जैसा भी मामला 
हो , को उक्त प्रमाण पत्र दिखाएगा या उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा स्वीकार्य एक वचनबंध यथा 
निर्विदिष्ट समयावधि के भीतर उपायुक्त या सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा , अन्यथा उन वस्तुओं पर 
उदग्रहणीय शुल्क का संदाय करेगा । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


II . ( 1 ) सूची 4 में , मद संख्या 111 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतः स्थापित 
किया जाएगा , यथा : 


" ( 112 ) पेम्ब्रोलिज़ुमाब ( कीटूडा ) " ; 

( 2 ) सूची 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , 
यथा : 


" सूची 38 ( सारणी का क्रमांक 607 ख देखें ) 

1. लिओसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर्स ( ल स डी ) 


5 


2. अड्रेनलुकोडिस्ट्रॉफी 

3. सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशिएंसी ( SCID ) 


4. क्रोनिक ग्रनुलोमाटोस डिजीज 

5. विस्कॉट अल्ड्रिच सिंड्रोम 


6. ओस्टेओपेट्रोसिस 

7. फेंकनी एनीमिया 

8. लारों सिंड्रोम 

9. तिरोसिनेमिअ 

10. ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स ( जी एस डी ) I , III and IV ख़राब मेटाबोलिक कण्ट्रोल , मल्टिपल लिवर 
एडीनोमोस या हेपोटसेल्लुलर कार्सिनोमा के लिए उच्छ जोखिम या पर्याप्त सिरोसिस के सबूत या लिवर 
डिसफंक्शन या प्रगतिशील लिवर विफलता के कारण 


11. मेपल सिरप यूरिन डिजीज ( ऍम एस यु डी ) 
12. यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स 

13. आर्गेनिक असिडेमिअस 

14. ऑटोसोमल रेसेस्सिव पोल्य्सिस्टिक किडनी डिजीज 

15. ऑटोसोमल डोमिनेंट पोल्य्सिस्टिक किडनी डिजीज 

16. फेनीलकेतोनुरिअ ( पी के यु ) 

17. नॉन - पी के यु ह्यपेरफेनीलालानिनेमिआ कंडीशंस 
18. होमोसिस्टिनूरिअ 

19. यूरिया साइकिल एंजाइम डिफेक्ट्स 

20. ग्लुटारिक एसिड्यूरिया टाइप 1 एंड 2 

21. मिथाइल मालोनिक असिडेमिअ 

22. प्रोपिओनिक असिडेमिअ 

23. इसोवालेरिक असिडेमिअ 

24. लुसिने सेंसिटिव हाइपोग्लाइसीमिया 

25. गलैक्टोसेमिअ 

26. ग्लूकोस गलैक्टोसे मालबसोशन 


6 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


27. सीवियर फ़ूड प्रोटीन एलर्जी 

28. जी एच डेफिशियेंसी 

29. प्रादेर विल्ली सिंड्रोम 

30. टर्नर सिंड्रोम 

31. नूनन सिंड्रोम 

32. असिडेमिअस , मिटोकॉड्रियल डिसऑर्डर्स 


33. एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरीअ 

34. विल्सन डिजीज 


35. कंजेनिटल एड्रेनल ह्यपरप्लैसिअ 

36. निओनेटल ऑनसेट मुल्टीसिस्टेम इंफ्लेमेटरी डिजीज ( नॉमिड ) 

37. गौचर डिजीज टाइप | एंड ||| 


38. हुर्लेर सिंड्रोम [ म्यूकोपोलीसैकरिओसिस ( ऍम पी ऐस ) टाइप [ ] 

39. हंटर सिंड्रोम ( ऍम पी ऐस ।। ) 

40. पोम्पे डिजीज 

41. फाब्री डिजीज 

42. ऍम पी ऐस IV ऐ 

43. ऍम पी ऐस VI 

44. सिस्टिक फाइब्रोसिस 

45. दुचंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 

46. स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 

47. वॉल्मन डिजीज 


48. ह्य्पोफ़ॉस्फ़ेटसिआ 

49. न्यूरोनल सेरोइड लिपोफुस्चिनोसिस 

50. ह्य्पोफोस्फटिक रिकेट्स 

51. ऐटीपिकल हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम " | 


अन्यथा उपबंधित के सिवाय , यह अधिसूचना 30 मार्च , 2023 को प्रवृत्त होगी । 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 


[ फा . सं . 334 / 5 / 2023- टीआरयू 

अम्रीता टाइटस , उप सचिव 


नोट : मूल अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून , 2017 को , सा.का.नि. संख्या 785 ( अ ) , दिनांक 30 
जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप खंड ( I ) में प्रकाशित किया गया था और 
इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16 / 2023- सीमा शुल्क , दिनांक 3 मार्च , 2023 , सा.का.नि. 170 ( अ ) दिनांक 
3 मार्च , 2023 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप खंड ( i ) में प्रकाशित , के द्वारा संशोधन 
किया गया है । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


I. 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 29th March , 2023 

( No. 17 / 2023 - Customs ) 

G.S.R.235 ( E ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act , 
1962 ( 52 of 1962 ) and sub - section ( 12 ) of section 3 of Customs Tariff Act , 1975 ( 51 of 1975 ) , the Central 
Government , on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following further 
amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) , No. 
50 / 2017 - Customs , dated the 30th June , 2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section ( i ) , vide number G.S.R. 785 ( E ) , dated the 30th June , 2017 , namely : 

In the said notification , 

in the Table , - 

( 1 ) 

against S. No. 167A , in column ( 3 ) , for the entry , the entry " Drugs , Medicines or Food for Special 
Medical Purposes ( FSMP ) used for treatment of rare diseases " shall be substituted ; 

against S. No. 403 , in column ( 3 ) , for the figures " 2023 " , the figures " 2024 " shall be substituted ; 
for S. No. 460 and the entries relating thereto , the following S. Nos . and entries shall be 
substituted with effect from 1st April , 2023 , namely : - 


( 2 ) 

( 3 ) 


( 1 ) 

" 460 . 


460A . 


460B . 


( 2 ) 

8446 , 

8448 


8446 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8447 


( 3 ) 

The following goods ( other than old and 
used ) for use in the textile industry , 
namely : - 


( 1 ) Shuttleless Rapier Looms ( above 
650 rpm ) ; 

( ii ) 

Shuttleless Waterjet Looms ( above 
800 rpm ) ; 

( iii ) Shuttleless Airjet Looms ( above 
1000 rpm ) ; 

( iv ) Parts and components for use in 
manufacturing of shuttleless 

looms : 


Provided that nothing contained in 
this S. No. shall have effect after the 
31st March , 2025 . 


The following weaving machines ( other 
than old and used ) , for use in the textile 
industry , namely : - 

Carbon Fabric Weaving Rapier 
Looms ; 

( ii ) Biaxial and multiaxial weaving 
machines for manufacturing 
technical textiles ; 

( iii ) 3 - D and block weaving machines 
for manufacturing technical 
textiles : 

Provided that nothing contained in 
this S. No. shall have effect after the 
31st March , 2025 . 


The following knitting machines ( other 
than old and used ) , for use in the textile 
industry , namely : - 


( 4 ) 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


5 % 


5 % 


( 5 ) 


( 6 ) 


7 


9 


8 


460C . 


460D . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


84 


84 


( i ) Flat Knitting Machines ( 11 

revolutions per minute or minimum 
speed of 0.3 Mts per sec ) ; 


( ii ) Warp 


Knitting Machines 
( Minimum working width of 60 " 
and minimum speed of 500 RPM ) ; 
( iii ) Raschel Knitting Machines 

( Minimum working width of 60 " 
and minimum speed of 500 RPM ) ; 


( iv ) Knitting machines for spacer 
fabrics : 


Provided that nothing contained in 
this S. No. shall have effect after the 
31st March , 2025 . 


The following goods ( other than old and 
used ) , for use in the textile industry , 
namely : - 


( 1 ) Industrial sewing machine ( tariff 
heading 8452 ) ; 

Laser garment panel cutter ( tariff 
item 8456 11 00 ) ; 


( ii ) 

( iii ) Whole garment making machine 
( knitted ) ( chapter 84 ) ; 

Ink Jet printing machines ( tariff 
item 8443 39 10 ) : 


( iv ) 


Provided that nothing contained in 
this S. No. shall have effect after the 
31st March , 2025 . 


Machinery ( other than old and used ) for 
manufacture of non - wovens textiles , 
namely : - 

( i ) Complete production lines for the 
production of following 
non 
wovens , up to rolled goods 
preparation and packing , namely : 
( a ) Needle punched non - wovens 
( b ) Chemically bonded 
non 


wovens 

( c ) Thermally bonded non - wovens 
( d ) Stitch bond non - wovens 

( e ) Spun laced ( hydro entangled ) 


non - wovens 

( f ) Melt blown non - wovens 

( g ) Spun bond melt blown ( SMS ) 

non - wovens 


( ii ) Machinery for finishing of all non 

wovens ; 

( iii ) Machinery for converting non 
wovens into made - ups : 


Provided that nothing contained in 
this S. No. shall have effect after the 
31st March , 2025 . 


5 % 


5 % 


5 % 


5 % 


5 % 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


460E . 


( ii ) 

" 115 . 


" 607B . 


II . in the ANNEXURE , 

( 1 ) 


84 , 


9804 


or 


any 
chapter 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Parts and components ( other than old 
and used ) for use in manufacturing of 
textile machineries ( falling under tariff 
headings 8444 , 8445 , 8446 , 8447 , 8448 , 
8449 , 8451 , 8452 ) : 


Provided that nothing contained in 
this S. No. shall have effect after the 
31st March , 2025 . 


against S. No. 563A , in column ( 3 ) , in entry ( ii ) , after item ( g ) and entries relating thereto , the following 
items and the entries relating thereto shall be inserted with effect from 1st April , 2023 , namely : - 

" ( h ) Flat Panel Detector , including Scintillators ( 9022 90 90 ) ; 

( i ) X - ray Tube ( 9022 30 00 ) ” ; 

against S. No. 564 , in column ( 3 ) , after item ( g ) , the following items and the entries relating thereto shall be 
inserted with effect from 1st April , 2023 , namely : - 

" ( h ) Medical Grade Monitor ( 8528 59 00 ) ; 

( i ) Flat Panel Detector , including Scintillators ( 9022 90 90 ) ; 
( j ) X - ray Tube ( 9022 30 00 ) " ; 

after S. No. 607A and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be inserted , namely : - 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


Drugs , Medicines or Food for Special 
Medical Purposes ( FSMP ) used for 
treatment of rare diseases specified in List 
38 . 


5 % 


Nil 


9 " : 


115 " ; 


( year ) 


in Condition No. 112 , for the words " drugs or medicines " at both places , the words “ Drugs , 
Medicines or Food for Special Medical Purposes ( FSMP ) " shall be substituted ; 

after Condition No. 114 , the following Condition No. shall be inserted , namely : - 


If , 

( a ) the goods are imported by an individual for personal use ; 

( b ) it is certified in the Form as applicable and specified below , by the Director General 
or Deputy Director General or Assistant Director General , Health Services , New Delhi , 
Director of Health Services of the State Government or the District Medical Officer / Civil 
Surgeon of the district , in each individual case 


( 1 ) Form for Drugs / Medicines / FSMP used for treatment of Rare Diseases covered 
under S. No.607B of the Table . 

of .... 


Certificate No .......... 
Certified that the medicine ... 

. ( name of the Drug / Medicine / FSMP ) 
to be used for the treatment of . ( patient name ) , is a 
Drug / Medicine / Food for Special Medical Purposes ( FSMP ) used specifically for 
treatment of rare disease specified in List 38 and exemption from the payment of 
customs duty is recommended . 


9 


Signature with date of Director General / 

Deputy Director General / 
Assistant Director General , 
Health Services , New Delhi or 
Director of Health Services or 

District Medical Officer / Civil Surgeon . 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


and 

( c ) the importer produces the said certificate to the Deputy Commissioner of Customs or 
the Assistant Commissioner of Customs , as the case may be , at the time of clearance , or 
gives an undertaking as acceptable to the Deputy Commissioner or the Assistant 
Commissioner to furnish the said certificate within such period as may be specified by 

the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner , failing which to pay duty 
leviable thereon . 


III . ( 1 ) in List 4 , after item number 111 and the entries relating thereto , the following entry shall be inserted , 
namely : - 


" ( 112 ) Pembrolizumab ( Keytruda ) " ; 

( 2 ) after List 37 and the entries relating thereto , the following list and entries shall be inserted , namely : - 


" List 38 ( See S. No. 607B of the Table ) 


1. Lysosomal Storage Disorders ( LSDs ) 

2. Adrenoleukodystrophy 

3 . 

4. Chronic Granulomatous disease 

5. Wiskot Aldrich Syndrome 

6 . 

Osteopetrosis 

7. Fanconi Anemia 

Laron's Syndrome 


Severe Combined Immunodeficiency ( SCID ) 


8 . 

9. Tyrosinemia 


10. Glycogen storage disorders ( GSD ) I , III and IV due to poor metabolic control , 
multiple liver adenomas , or high risk for Hepatocellular carcinoma , or condition 

of substantial cirrhosis or liver dysfunction , or progressive liver failure 

11. Maple Syrup Urine Disease ( MSUD ) 

12. Urea cycle disorders 

13. Organic acidemias 

14. Autosomal recessive Polycystic Kidney Disease 

15. Autosomal dominant Polycystic Kidney Disease 

16. Phenylketonuria ( PKU ) 

17. Non - PKU hyperphenylalaninemia conditions 

18. Homocystinuria 


19. Urea Cycle Enzyme defects 

20. Glutaric Aciduria type 1 and 2 

21. Methyl Malonic Acidemia 

22. Propionic Acidemia 

23. Isovaleric Acidemia 

24. Leucine sensitive hypoglycemia 

25. Galactosemia 


26. Glucose galactose malabsorbtion 

27. Severe Food protein allergy 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


28. GH deficiency 

29. Prader Willi Syndrome 


30. Turner syndrome 

31. Noonan syndrome 


32. Acidemias , mitochondrial disorders 

33. Acute Intermittent Porphyria 

34. Wilson's Disease 

35. Congenital Adrenal Hyperplasia 

36. Neonatal onset Multisystem inflammatory Disease ( NoMID ) 


37. Gaucher Disease Type I and III 

38. Hurler Syndrome [ Mucopolysaccharisosis ( MPS ) Type I ] 

39. Hunter syndrome ( MPS II ) 

40. Pompe Disease 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


2 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


41. Fabry Disease 

42 . 

MPS IVA 

43 . 

MPS VI 

44. Cystic Fibrosis . 

45. Duchenne Muscular Dystrophy 

46. Spinal Muscular Atrophy 

47. Wolman Disease 


" 4 . 


48. Hypophosphatasia 

49. Neuronal ceroid lipofuschinosis 


50. Hypophosphatic Rickets 

51. Atypical Hemolytic Uremic Syndrome " . 


Save as otherwise provided , this notification shall come into force on 30th March , 2023 . 


Note : The principal notification No. 50 / 2017 - Customs , dated the 30th June , 2017 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - Section ( i ) , vide number G.S.R. 785 ( E ) , dated the 30th June , 2017 
and was last amended vide notification No. 16 / 2023 - Customs , dated the 3rd March , 2023 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) , vide number G.S.R. 170 ( E ) , dated the 
3rd March , 2023 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 मार्च , 2023 


11 


[ F. No. 334 / 05 / 2023 - TRU ] 
AMREETA TITUS , Dy . Secy . 


( संख्या 18 / 2023- सीमा शुल्क ) 

सा.का.नि. 236 ( अ ) . – वित्त अधिनियम , 2020 ( 2020 का 12 ) की धारा 141 के साथ पठित सीमाशुल्क 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र 
सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतदद्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 08 / 2020 - सीमाशुल्क , दिनांक 2 फरवरी , 2020 , जिसे सा.का.नि. 68 ( अ ) , 
दिनांक 2 फरवरी , 2020 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II , खंड 3 , उप खंड ( i ) में प्रकाशित किया गया 
था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा : 

उक्त अधिसूचना में , तालिका में , 

( i ) 

( ii ) 


क्रम संख्या 3 के समक्ष , कॉलम ( 2 ) में अंक " 564 क , 564 ख , 564 ग " का लोप किया जाएगा ; 

क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंतःस्थापित किया जाएगा , यथा : - 


एक्स - रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान ( शीर्षक 902214 20 या 
9022 14 90 ) , यथा ; 


( क ) स्टेटिक यूजर इंटरफेस ( 90189099 ) ; 

( ख ) एक्स - रे डायग्नोस्टिक टेबल ( 902290 40 ) ; 

( ग ) लंबवत बकी ( 9022 90 90 ) ; 


12 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) 1 


" 4 . 


( घ ) एक्स - रे ट्यूब निलंबन ( 90229090 ) ; 

( ङ ) उच्च आवृत्ति एक्स - रे जेनरेटर ( > 25 किलोहर्ट्ज , < 500 एम ए ) ( 9022 14 10 ) ; 

( च ) एक्स - रे ग्रिड ( 9022 9090 ) ; 

( छ ) मल्टी लीफ कॉलिमेटर / आइरिस ( 90222900 या 90229090 ) 

( ज ) मेडिकल ग्रेड मॉनिटर ( 8528 5900 ) ; 

( झ ) फ्लैट पैनल डिटेक्टर , सिंटिलेटर सहित ( 90229090 ) ; 

( ञ ) एक्स - रे ट्यूब ( 90223000 ) ; 


बशर्ते कि आयातक सीमा शुल्क ( शुल्क की रियायती दर पर या निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए 
माल का आयात ) नियमावली , 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है । " | 

यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2023 से लागू होगी । 


[ फा . सं . 334 / 5 / 2023 - टीआरयू ] 
अम्रीता टाइटस , उप सचिव 


नोट : मूल अधिसूचना संख्या 08 / 2020- सीमा शुल्क , दिनांक 2 फरवरी , 2020 , सा.का.नि. संख्या 68 ( अ ) , दिनांक 2 
फरवरी , 2020 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II , खंड 3 , उप खंड ( i ) में प्रकाशित किया गया था 
और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2022 - सीमा शुल्क , दिनांक 1 फरवरी , 2022 , सा.का.नि. 89 ( अ ) 
दिनांक 1 फरवरी , 2022 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II , खंड 3 , उप खंड ( i ) में प्रकाशित , के 
द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 29th March , 2023 

( No. 18 / 2023- Customs ) 

G.S.R.236 ( E ) .– In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act , 
1962 ( 52 of 1962 ) read with section 141 of Finance Act , 2020 ( 12 of 2020 ) , the Central Government , on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following further amendments in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) , 8 / 2020 - Customs , dated 
2nd February , 2020 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) , vide number 
G.S.R. 68 ( E ) , dated 2nd February , 2020 namely : 

In the said notification , in the Table 

( i ) against Sl . No. 3 , in column ( 2 ) , the figures “ 564A , 564B , 564C ” shall be omitted ; 

( ii ) after Sl . No. 3 and the entries relating thereto , the following Sl . No. and entries shall be inserted , namely : - 

The following goods for use in the manufacture of X - ray machines ( heading 902214 20 or 
90221490 ) , namely : 

( a ) Static User Interface ( 9018 90 99 ) ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


( b ) X - Ray Diagnostic Table ( 9022 90 40 ) ; 

( c ) Vertical Bucky ( 9022 90 90 ) ; 

( d ) X - Ray Tube Suspension ( 9022 90 90 ) ; 

( e ) High Frequency X - Ray Generator ( > 25KHz , < 500 mA ) ( 9022 14 10 ) ; 

( f ) X - Ray Grid ( 9022 90 90 ) ; 

( g ) Multi Leaf Collimator / Iris ( 9022 29 00 or 9022 90 90 ) 

( h ) Medical Grade Monitor ( 8528 59 00 ) ; 

( i ) Flat Panel Detector , including Scintillators ( 9022 90 90 ) ; 

( j ) X - ray Tube ( 9022 30 00 ) : 


Provided that the importer follows the procedure set out in the Customs ( Import of Goods at 
Concessional Rate of Duty or for Specified End Use ) Rules , 2022. ” . 
2. This notification shall come into force on the 1st day of April , 2023 . 


[ F. No. 334 / 05 / 2023 - TRU ] 
AMREETA TITUS , Dy . Secy . 


Note : The principal notification No.8 / 2020 - Customs , dated the 2nd February , 2020 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) , vide number G.S.R. 68 ( E ) , dated the 2nd February , 
2020 and was last amended by notification No. 15 / 2022- Customs , dated the 1st February , 2022 , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) , vide number G.S.R. 89 ( E ) , dated the 
1st February , 2022 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR Dyed by SA WESH KUMAI 

SRIVASTAVA 


13 


SIVASTAVA 


0550+ JEKET KTERRIFFI 


